निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 546 ) 


14 आषाढ़ 1935 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 5 जुलाई 2013 


श्रम संसाधन विभाग 


- 


- - - - 


- 


- 


आदेश 


3 जुलाई 2013 
सं0 श्र0को0गो0 - 1017/2010 श्र0सं0 -53 / सीo — श्री वीरेन्द्र पासवान , निम्नवर्गीय लिपिक (निलम्बित ) 


उप - श्रमायुक्त कार्यालय, पटना के विरूद्ध कार्यालय आदेश संख्या 80 दिनांक 28 - 09 - 2010 सहपठित ज्ञापांक 


155/ सी0 दिनांक 30 - 09 - 2010 द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या 004/ 2010 दिनांक 19 -01 -2010 में दर्ज प्राथमिकी 


पर आधारित आरोपों के लिए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी । 


__ 2. श्री पासवान के विरूद्ध बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम , 1953 के तहत मेसर्स तनिष्क इन्टर 


प्राईजेज , सालिमपुरअहरा , पटना के निबंधन से संबंधित कार्य के लिए रूपये 1000 / - ( रूपये एक हजार ) रिश्वत 


लेते हुए निगरानी विभाग द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने के आपराधिक मामले में सरकारी सेवक आचार 
नियमावली 1976 के प्रतिकूल आचरण , अनुशासनहीनता एवं कर्तब्यहीनता के लिए बिहार सरकारी सेवक 


( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी । 


विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध उक्त प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाये 


( श - वर 


हस्त 


पासवा 


कार 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 जुलाई 2013 
3. इस कार्यालय के ज्ञापांक श्र0कोगो0 - 1017/ 2010 श्र0सं0 - 123/ सी0 दिनांक 04 - 09 - 2012 द्वारा 
विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप समर्पित संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन की प्रति श्री पासवान को 
हस्तगत कराते हुए द्वितीय कारण- पृच्छा किया गया । श्री पासवान द्वारा समर्पित द्वितीय कारण- पृच्छा में उन्हीं तथ्यों 
एवं बिन्दुओं को दोहराया गया है , जिनकी सम्यक जांच विभागीय कार्यवाही में की गयी है। इस प्रकार यह स्पष्ट 
है कि श्री पासवान के विरूद्ध गठित आरोप विभागीय कार्यवाही तथा उनके द्वारा समर्पित द्वितीय 
कारण - पृच्छा में खंडित नहीं किया जा सका है । 

4. अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि श्री पासवान के विरूद्ध गठित आरोप पूर्णतः प्रमाणित हैं तथा उनका 
आचरण सरकारी सेवा में बनाये रखने योग्य कतई नहीं है । अतः बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण 
एवं अपील ) नियमावली 2005 नियमावली के भाग (v) के नियम - 14 ( X) में अंतर्निहित प्रावधानों के आलोक 


में श्री वीरेन्द्र पासवान , लिपिक (निलम्बित ) उप - श्रमायुक्त कार्यालय , पटना को तात्कालिक प्रभाव से सरकारी सेवा 


से बर्खास्त किया जाता है। 


श्री पासवान को निलम्बन अवधि में देय जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देय नहीं 


होगा। यह आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होगा । 


आदेश से , 


सुरेश कुमार सिन्हा , 


श्रमायुक्त । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण) 546 - 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette.bih .nic . in 


